रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L.- 33004/99 


भारत 

को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 13052020-219359 

CG- DIL - E - 13052020-219359 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1307 ] 
No. 1307] 


नई दिल्ली, बुधवार, मई 13 , 2020/वैशाख 23 , 1942 
NEW DELHI , WEDNESDAY, MAY 13, 2020 /VAISAKHA 23, 1942 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मई , 2020 
का.आ. 1457( अ). केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 ( 1993 का 73) की 
धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति , केंद्रीय सरकार या राज्य 
सरकार द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित संस्थाओं को भूतलक्षी रूप से नीचे दी गई सारणी में वर्णित पाठ्यक्रमों और अवधि के 
लिए मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् : 


क्र.सं 


संस्था 


पाठ्यक्रम 


अवधि, जिसके लिए भूतलक्षी रूप से 
मान्यता अपेक्षित है 


1 . 


2013-2014 से 2015-2016 तक 


इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय 
( आईजीएनयू) अमरकंटक , जिला : अनुपपुर 
484887 


बीए , बीएड और बीएससी 
बीएड 


. 


2 . 


बीएड 


2006-2007 से 2010-2011 तक 


बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आरजीएससी 
मिर्जापुर 


3 . 


चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय , सिरसा 


, 


- 


सीपीएड , डीपीएड, बीपीएड 
और एमपीएड 


सीपीएड 
2003-2004 से 2015-2018 तक 


2011GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


डीपीएड 
2006-2007 से 

बीपीएड 
2007-2008 से 2017-2018 तक 

एमपीएड 
2004-2005 से 2017-18 तक 


4 . 


1997-1998 से 2017-2018 तक 


वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय , रावतभाटा | एमएड 
रोड , कोटा ( राजस्थान) 


5 . 


हिंदी शिक्षण पारंगत 


1995-1996 से 2017-2018 तक 


हिंदी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नॉर्थ 
गुवाहाटी , असम सरकार 


, 


6 . 


2013-2014 से 2015-2016 तक 


लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय | बीपीएड 
( भारतीय खेल प्राधिकरण) तिरुवनंतपुरम 


7 . 


पंजाब विश्वविद्यालय 


एम एड (साधारण) , 
एम एड (सायंकालीन), 
एम एड ( शैक्षिक प्रौद्योगिकी ) 
और एम एड (मार्गदर्शन और 
काउंसलिंग) 


एम एड ( साधारण ) 
1995-1996 से 2016-2017 तक 

एम एड (सायंकालीन) 
1995-1996 से 2001-2002 तक 

एम एड ( शैक्षिक प्रौद्योगिकी ) 
1995-1996 से 2015-2016 तक 
एम एड (मार्गदर्शन और काउंसलिंग ) 
1995-1996 से 2015-2016 तक 


8 . 


चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय , भिवानी 


एमपीएड 


2014-2015 से 2017-2018 तक 


9 . 


एम एड 


2014-2015 से 2017-2019 तक 


राजीव गांधी विश्वविद्यालय , रोनो हिल्स , 
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश 


, 


10. 


महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय , रोहतक 


- 


डीपी एड , बीपीएड और 
एमपीएड 


डीपी एड 
2000-2001 से 2005-2006 तक 

बीपी एड 
2006-2007 से 2017-2018 तक 

एमपी एड 
2006-2007 से 2017-2018 तक 


11 . 


2001 से 2018 तक 


राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
( एससीईआरटी ), उत्तराखंड सरकार 


6 मास का विशेष बीटीसी 
ब्रिज 

पाठ्यक्रम 


, 


[ फा . सं . 11/126/ 2015- ईई-10/ आईएस .14 ] 

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव ( एसएस- II ) 


[HTT II — OU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


(Department of School Education and Literacy ) 

NOTIFICATION 


New Delhi the 12th May , 2020 


S.O. 1457 (E ).- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub -section (1 ) of 
section 14 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) the CentralGovernment 
hereby specifies that the following institutions funded by the Central Government or the State Government, 
as the case may be , accorded recognition retrospectively, for the courses and duration mentioned , in the 
table hereunder , namely : 

TABLE 


SI. 


Institution 


Course 


No. 


Period for which 
Retrospective 
Recognition required 


1 . 


Indira Gandhi National Tribal University BA , B.Ed. and B.Sc. B.Ed. 
(IGNTU ) Amarkantak , Dist : Anuppur – 
484887 


From 2013-2014 to 

2015-2016 


2 . 


Hindu 


University 


RGSC . B.Ed. 


Banaras 
Mirzapur 


From 2006-2007 to 

2010-2011 


3 . 


Chaudhary Devi Lal University , Sirsa 


C.P.Ed. 


C.P.Ed , 

D.P.Ed, 
B.P.Ed.andM.P.Ed. 


From 2003-2004 to 

2015-2018 


D.P.Ed. 


From 2006-2007 


B.P.Ed. 


From 2007-2008 to 

2017-2018 


M.P.Ed. 


From 2004-2005 to 

2017-18 


4 . 


VardhmanMahaveer Open University, M.Ed. 
Rawatbhata Road , Kota (Rajasthan ) 


From 1997-1998 to 

2017-2018 


5 . 


Hindi Teacher Training College , North Hindi ShikshanParangat 
Guwahati,Government of Assam 


From 1995-1996 to 

2017-2018 


6 . 


Laxmibai National College of Physical B.P.Ed. 
Education , (Sports Authority of India ) 
Thiruvanthapuram 


From 2013-2014 to 

2015-2016 


7 . 


Punjab University 


M.Ed. ( General) 


M.Ed. (General), M.Ed. 
(Evening), 

M.Ed. 
( Educational Technology ) 
and M.Ed. (Guidance and 
Counseling ) 


From 1995-1996 to 

2016-2017 


M.Ed. ( Evening ) 


From 1995-1996 to 

2001-2002 


M.Ed. (Education 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


Technology ) 


From1995-1996 to 

2015-2016 


M.Ed. (Guidance and 

counseling ) 


From1995-1996 to 

2015-2016 


8 . 


Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani | M.P.Ed. 


From 2014-2015 to 

2017-2018 


9 . 


From 2014-2015 to 


Rajiv Gandhi University, Rono Hills, | M.Ed. 
Itanagar, Arunachal Pradesh 


2017-2019 


10 . 


MaharshiDayanand University , Rohtak 


D.P.Ed , B.P.Ed. andM.P.Ed. 


D.P.Ed. 


From 2000-2001 to 

2005-2006 


B.P.Ed. 


From 2006-2007 to 

2017-2018 


M.P.Ed. 


From 2006-2007 to 

2017-2018 


11. 


BTC 


From 2001 to 2018 


State Council of Educational Research and 6 Month Special 
Training (SCERT) Government of | Bridge Course 
Uttarakhand 


[ E. No. 11/126/ 2015 - EE-10/IS.14 ] 


MANEESH GARG, Jt . Secy. ( SS - II) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मई , 2020 
का.आ. 1458( अ). केंद्रीय सरकार , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993, ( 1993 का 73 ) की 
धारा 15 की उपधारा ( 1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार 
द्वारा वित्तपोषित निम्नलिखित संस्थाओं को भूतलक्षी रूप से नीचे दी गई सारणी में वर्णित पाठ्यक्रमों और अवधि के लिए 
मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् 


क्र.सं 


संस्था 


पाठ्यक्रम 


अवधि, जिसके लिए 
भूतलक्षी रूप से मान्यता 
अपेक्षित है 


1 . 


बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय , गया , 
बिहार 


बीए बीएड और बीएससी बीएड 


2013-2017 से और 
2014-2018 


2 . 


डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय , सागर 


बीए बीएड और बीएससी बीएड 


, 


2012-2013 से और 
2013-2014 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


3 . 


बीएड 


1998-1999 से 2000 


रविंद्र भारती विश्वविद्यालय , 
जोरासाकों 6/ 4, द्वारकानाथ टैगोर लेन , 
कोलकाता-700007 


2001 तक 


4 . 


बीएड 


2015-2017 से 2016 


सिक्किम सरकार बीएड महाविद्यालय , 
सोरंग, सिक्किम 


2018 तक 


5 . 


बीएड 


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय , 
मुर्शिदाबाद केंद्र 


2013-2014 से 2015 
2016 तक 


6 . 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय , कुरुक्षेत्र हरियाणा | एम एड, बीपी एड और एमपी 
( राज्य विश्वविद्यालय ) 

एड 


1995-1996 से 2016 
2017 तक 


7 .. 


झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय , झारखंड | बीए बीएड और बीएससी बीएड 
(केंद्रीय विश्वविद्यालय) 


2013-2017 से और 
2015-2019 


8 . 


भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान , 
गांधीनगर, गुजरात ( राज्य 
विश्वविद्यालय ) 


बीए बीएड और बीएससी बीएड | 2011-2015, 2012 

2016 , 2013-2017 से 
2014-2018 तक 


9 . 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डीपीई, एमएड और 
( आईजीएनओयू), नई दिल्ली 

सीपीपीडीपीटी ( केवीएस हेतु 
| संचालित ) 


डीपीई 
2014-2017 से 


एम एड 


2009-2011 से 
सीपीपीडीपीटी 
2014-2017 से 


10. 


एमएससी एड 


प्रादेशिक शिक्षा संस्थान , भुवनेश्वर , 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद( एनसीईआरटी ) 


2011-2013 से 2014 

2016 तक 


11. 


2006 से 2008 तक 


मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू 

डीपीई ( प्राथमिक शिक्षा में 
विश्वविद्यालय, हैदराबाद/ इंदिरा गांधी | डिप्लोमा ) 
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय( आई जी एन 


, 


ओ यू ) 


12. 


पांडिचेरी विश्वविद्यालय 


बीपी एड , एमपी एड 


2011-2012 से 2015 

2017 तक 


[ फा . सं . 11/ 126/ 2015- ईई-10/ आईएस .14 ] 

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव ( एसएस- II ) 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii )] 


NOTIFICATION 


New Delhi the 12th May , 2020 
S.O. 1458 (E ).- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1) of section 15 
of the National Council for Teacher Education Act, 1993 ( 73 of 1993 ) the Central Government hereby 
specifies that the following courses of the institutions funded by the Central Government or the State 
Government, as the case may be, accorded permission retrospectively , for the period mentioned , in the 
table hereunder , namely : 

TABLE 


Institution 


Course 


Si. 
No. 


Period for which 
Retrospective 
Recognition 
required 
From 2013-2017 and 
2014-2018 


1 . 


Central University of Bihar, Gaya , Bihar 


B.A.B.Ed. 
and B.Sc.B.Ed. 


2 . Dr. Hari Singh Gour University , Sagar 

B.A.B.Ed. and B.Sc.B.Ed. From 2012-2013 and 

2013-2014 
3 . Rabindra Bharti University , 

B.Ed. 

From 1998-1999 to 
Jorasanko Campus 6/4 , Dwarkanath Tagore 

2000-2001 
Lane , Kolkata -700 007 . 
4 . Sikkim Government B.Ed. College Soreng 

B.Ed. 

From 2015-2017 and 
Sikkim 

2016-2018 
5 . Aligarh Muslim University, 

B.Ed. 

From 2013-2014 to 
Murshidabad Centre 

2015-2016 
6 . Kurukshetra University Kurukshetra , Haryana M.Ed., B.P.Ed. From 1995-1996 to 
( State University ) 

andM.P.Ed. 

2016-2017 
7 . Central University of Jharkhand , Jharkhand B.A.B.Ed. and B.Sc.B.Ed. From 2013-2017 and 
(Central University ) 

2015-2019 
8 . Indian Institute of Teacher Education B.A.B.Ed. and B.Sc.B.Ed. From 2011-2015 , 
Gandhinagar, Gujarat (State University ) 

2012-2016 , 2013 

2017 to 2014-2018 
9 . Indira Gandhi National Open University DPE , M.Ed. and 

D.P.E. 
( IGNOU ) (New Delhi ) 

C.P.P.D.P.T. (conducted From 2014-2017 
for KVS ) 

M.Ed. 
From 2009-2011 

C.P.P.D.P.T. 

From 2014-2017 
10. Regional Institute of Education , Bhubaneswar, 

M.Sc.Ed. 

From 2011-2013 to 
National Council of Educational Research and 

2014-2016 
Training (NCERT) 
11. Maulana Azad National Urdu University , D.P.E. (Diploma in 

From 2006 to 2008 
Hyderabad /Indira Gandhi 

/Indira Gandhi National Open Primary Education ) 
University (IGNOU ) 
12. Pondicherry University 

B.P.Ed., M.P.Ed. 

From 2011-2012 to 

2015-2017 


[ F. No. 11/ 126 / 2015 -EE - 10 / IS.14 ] 
MANEESH GARG , Jt. Secy . (SS - TI ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed byMANOJ KUMAR 


Date: 2020.05.13 17:55:29 +0530 


